. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 आश्विन 1936 ( श० ) 


संख्या 522 राँची , गुरुवार 


16 अक्टूबर , 2014 (ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
10 अक्टूबर , 2014 


संख्या-1/ पी0 - 121 /2003 का .- 9947 -- श्री के0 विद्यासागर, भा .प्र. से. ( झाः85 ), प्रधान सचिव , पंचायती 
राज एवं एन0आर0ई0पी0 (विशेष प्रमंडल ) विभाग, झारखण्ड, राँची के दिनांक 09 . 10. 2014 से अर्जित 
अवकाश पर प्रस्थान किये जाने के फलस्वरूप उनकी अनुपस्थिति की अवधि तक के लिए श्री अरूण, 
भा .प्र.से. ( झाः95 ), सचिव , ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची अपने कार्यों के साथ सचिव , पंचायती 
राज एवं एन0आर0ई0पी0 (विशेष प्रमंडल) विभाग, झारखण्ड, राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। 


संख्या -1/ पी0 - 121 / 2003 का .- 9948-- श्री राजीव अरूण एक्का, भा . प्र. से. ( झाः94), सचिव , समाज 
कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के विधान सभा आम चुनाव, 2014 में प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किये 
जाने के फलस्वरूप उनकी अनुपस्थिति की अवधि तक के लिए डॉ प्रदीप कुमार, भा . प्र. से. ( झाः92 ), 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 16 अक्टूबर, 2014 
सचिव , खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची अपने कार्यों के साथ 
सचिव, समाज कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


आभा काँशी, 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 522 - 50 | 


